रजिस्ट्री संडी एल - 33004/ 99 


REGD . NO . D . L .- 33004/ 99 


सत्यमेव जयते 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


. . 


. " 


- 11 


. 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 

भाग ! - खण्ड 1 
PART Section 1 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली , सोमवार , अक्तूबर 1 , 2001 / आश्विन १ , 1923 
NEW DELHI,MONDAY, OCTOBER 1, 2001/ASVINA 9, 1923 


. . 


. 


सं. 264 


No. 264 ] 


___ 


NEWS दिल्ली,सोमवार,अक्ला 


म 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय 


( वाणिज्य विभाग ) 


अधिसूचना 

नई दिल्ली, 28 सितम्बर, 2001 
विषय : चीन जनवादी गणराज्य से आइसोल्यूटाइल बेंजीन ( आईबीबी ) के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच - जांच को 

समाप्त करना । 
सं . 50 /1 / 2000 - डीजीएडी . - सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 तथा सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं 

की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन एवं संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियम, 1995 
को ध्यान में रखते हुए, 
क . कार्य-पद्धति 


1. जांच के संबंध में निम्नलिखित क्रियाविधि का पालन किया गया है: 
( i ) निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे इसके बाद प्राधिकारी कहा गया है) को उपर्युक्त नियमों के अधीन 
मै0 हरदिलिया कैमिकल्स लिमिटेड, मुम्बई और मै0 विनाति आर्गेनिक्स लिमिटेड, मुम्बई की ओर से 
याचिका प्राप्त हुई थी जिसमें चीन जनवादी गणराज्य मूल के अथबा वहां से निर्यातित 
आइसोब्यूटाइल बेंजीन ( आईबीबी) के पाटन का आरोप लगाया गया था । 
( ii ) आवेदन की प्रारंभिक जांच से कुछ कमियों का पता चला जिसे बाद में याचिकाकर्ता द्वारा 
ठीक कर दिया गया था । इसके बाद याचिका को समुचित रुप से प्रलेखित माना गया था । 


3066 GI/ 2001 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 

[ PARTI - SEc. 1 ] 
( iii ) प्राधिकारी ने याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर चीन के मूल के या वहां 
से निर्यातित आईबीबी के आयातों के कथित पाटन के खिलाफ जांच शुरु करने का निर्णय लिया । 
प्राधिकारी ने नियम के उप नियम 5(5) के अनुसार जांच शुरु करने की कार्यवाही करने से पहले 
पाटन के आरोप प्राप्त होने के बारे में संबद्ध देश के दूतावास को सूचित किया था । 
( iv ) प्राधिकारी ने चीन के मूल के या वहां से निर्यातित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के 
सीमाशुल्क उप शीर्ष सं0 2902. 9005 के अंतर्गत वर्गीकृत आईबीबी के आयातों से संबंधित 
पाटनरोधी जांच शुरु करने के बारे में भारत के राजपत्र असाधारण में प्रकाशित दिनांक 1 जनवरी , 
2000 की एक सार्वजनिक सूचना जारी की । 
( v ) प्राधिकारी ने ज्ञात निर्यातकों (जिनके ब्यौरे याचिकाकर्ता द्वारा उपलब्ध कराए गए थे) और 
उद्योग संघों को सार्वजनिक सूचना की एक प्रति भेजी और उन्हें अपने विचार इस पत्र के जारी होने 
की तारीख से 40 दिनों के भीतर लिखित रुप में देने का अवसर प्रदान किया । 
( vi ) प्राधिकारी ने सार्वजनिक सूचना की एक प्रति आईबीबी के ज्ञात आयातकों (जिनके ब्यौरे 
याचिकाकर्ता ने उपलब्ध कराए थे) को भेजी और उन्हें अपने विचार पत्र के जारी होने की तारीख से 
40 दिनों के भीतर लिखित रुप में देने की सलाह दी । 
( vii ) चीन से आयातों के ब्यौरे उपलब्ध कराने के लिए केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमाशुल्क बोर्ड से 
अनुरोध किया गया था । 
( viii ) प्राधिकारी ने उक्त नियम 6(3) के अनुसार ज्ञात निर्यातकों और संबद्ध देश के दूतावास 
को अगोपनीय याचिका की प्रतियां मुहैया कराई । 
( ix ) प्राधिकारी ने नियम 6( 4) के अनुसार चीन के निम्नलिखित ज्ञात निर्यातकों को संबंधित 
सूचना मंगाने के लिए एक प्रश्नावली भेजी, 
चीन 


• मै0 सिनोकैम लिएनोनिंग 

डालियान 


मै0 सिनोकैम 
जिलिन ब्रांच 


मै0 तिआनजिन कैमिकल्स 
आयात एवं निर्यात निगम 
58, नानजिंग रोड 
तिनजानिन 


[ भाग - खण्ड 1 ] 

भारत का राजपत्र : असाधारण 
मै० सेनयांग पैस्टीसाइड फैक्ट्री 
101, हैतांग स्ट्रीट 
सुहियाताम, सेनयांग 
लिओनिंग- 110101 
निर्यातकों ने प्रश्नावली का उत्तर नहीं दिया । 


चीन के दूतावास को नियम 6(2) के अनुसार जांच शुरु करने के बारे में सूचित किया गया 
था और उनसे अनुरोध किया गया था कि वे अपने देश के निर्यातकों/ उत्पादकों को निर्धारित समय 
के भीतर प्रश्नावली का उत्तर देने की सलाह दें । उन्हें निर्यातकों के नाम व पतों के साथ पत्र की 
एक प्रति, आगोपनीय याचिका और निर्यातकों को भेजी गई प्रश्नावली भी भेजी गई थी । 
( x ) नियम 6(4) के अनुसार आवश्यक सूचना मंगाने के लिए भारत में आईबीबी के निम्नलिखित 
ज्ञात आयातकों को एक प्रश्नावली भेजी गई थी : 
आयातक आइसोब्यूटाइल बेंजीन 
• मै0 शासून केमिकल्स एंड ड्रग्स लिमि0; चेन्नई 

मै0 सेखसरिया कैमिकल्स लिमि0; मुम्बई 
मै0 कैमिनॉर ड्रग्स लिमि0; हैदराबाद 
मै. ग्लोबल बल्क ड्रग्स एंड फाइन कैमिकल्स लिमि0, हैदराबाद 
मै0 सी वैल ड्रग्स प्रा0 लिमि0; हैदराबाद 
मै0 कन्सेप्ट फार्मास्यूटिकल्स, मुम्बई 

मै0 ग्लोबल ड्रग्स प्रा0 लिमि0; हैदराबाद 
• मै0 डॉलफिन ड्रग्स , हैदराबाद 
• मै0 वीरिन लैबोरेटरीज, हैदराबाद 
• इंडियन ड्रग मैन्यूफैक्चरर्स एसोसिएशन , मुम्बई 
निम्नलिखित ने उत्तर दिया थाः 
• मै0 शासून कैमिकल्स एंड ड्रग्स लिमि0 ; चेन्नई 
• मै0 कैमिनॉर ड्रग्स लिमि0 ; हैदराबाद 
• मै0 ग्लोबल बल्क ड्रग्स एंड फाइन कैमिकल्स लिमि0 ; हैदराबाद 
• मै0 ग्लोबल ड्रग्स प्रा0 लिमि0 ; हैदराबाद 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART - SEC. 1 ] 


( xi ) प्राधिकारी ने अपने द्वारा रखी गई सार्वजनिक फाइल के रूप में विभिन्न हितबद्ध पार्टियों द्वारा 

दिए गए साक्ष्यों के अगोपनीय अंश उपलब्ध रखे और उन्हे हितबद्ध पार्टियों द्वारा दखन क 
लिए खुला रखा । 


( xii ) सामान्यत स्वीकृत लेखा सिद्धांतो ( जीएएपी ) तथा याचिकाकर्ता द्वारा दी गई सूचना क 

आधार पर भारत में संबद्ध वस्तुओं की इष्टतम उत्पादन लागत तथा माल को बनान और 
बेचने की लागत का हिसाब लगाने के लिए लागत जांच भी की गई ताकि यह सुनिश्चित 
किया जा सके कि क्या पाटन मार्जिन स कम पाटनरोधी शुल्क घरेलू उद्योग की क्षति का 


समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगा । 


( xiii) कुछेक हितबद्ध पार्टियों ने आयातकों की प्रश्नावलियों का उत्तर देन के लिए सभयावृद्धि क 

लिए अनुरोध किया था जो उनके द्वारा बताए गए उचित कारण के अनुसार प्रदान की गई 


( xit ) प्राधिकारी ने 18 सितम्बर , 2001 का घरेलू उद्योग के साथ अलग - अलग सुनवाइ 

आयोजित की जिसमें मैसर्स हरदिलिया कैमिकल्स लि0 , मुम्बई और मसर्स विनति आर्गेनिम्स 
मुम्बई के प्रतिनिधि अपने- अपने काउंसेल के साथ उपस्थित हुए थे । 


M 


( xv ) इस अधिसूचना मे . .. चिह्न हितबद्ध पार्टी द्वारा गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना 

को प्रदर्शित करता है और नियमों के अतर्गत प्राधिकारी ने उसे गोपनीय ही माना है । 


( vi ) यह जांच 1 अप्रैल, 1999 से 31 अगस्त , 2000 तक की अवधि तक के लिए की गई थी 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


- 


[ भागI - खण्ड 1] 

भारत 
ख . विचाराधीन उत्पाद 
2 वर्तमान जांच में शामिल उत्पाद सभी ग्रेड़ों और एकरूपों मे आईसौ बुटाइल बंजीन 
( आईबीबी ) है। आईबीबी एक कार्बनिक , सुगंधित , निष्क्रिय, रंगहीन द्रव्य होता है जिसका विशिष्ट 
घनत्व लगभग 0. 852 होता है । इसका विनिर्माण टोल्यून , प्रोपीलीन, मैथानोल, पोटेशियम कार्बोनेट, 
सोडियम धातु इत्यादि से किया जाता है । इसे 2-मिथाइल -। फेनाइल प्रोपेन के रूप में भी जाना 
जाता है । आईबीबी का इस्तेमाल आईबूप्रोफेन के विनिर्माण में किया जाता है, जो दर्द निवारक , 
सूजनरोधी औषधि है । आइसोबुटाइल बेंजीन सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 क अध्याय 29 क 
सीमाशुल्क उप - शीर्ष सं0 2902. 9005 के अंतर्गत वर्गीकृत है । तथापि , यह वर्गीकरण कवल 


संकेतात्मक है और यह किसी भी तरह से वर्तमान जांच के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है । 


ग . समान वस्तुएं 
3. याचिकाकर्ताओं के कहा है कि भारतीय उद्योग द्वारा उत्पादित आईबीबी और संबद्ध देश में 
निर्यातित आईबीबी के बीच ऐसा कोई अंतर नहीं है जिसका कीमत पर प्रभाव पड़ सकता है । अतः 
प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि आईबीबी के उत्पादन की प्रक्रिया, उपकरण अथवा प्रौद्योगिकी म 
कोई खास अंतर नहीं है । ये दोनो ही तकनीकी और वाणिज्यिक रूप स प्रतिस्थापनीय हैं । यह 
प्रमाणित करने के लिए कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित आईबीबी चीन से निर्यातित आईबीबी क 
समान . वस्तु है, प्राधिकारी ने तकनीकी विनिर्देशनो, विनिर्माण प्रक्रिया कार्यों और प्रयोगी तथा टैरिफ 
वर्गीकरण जैसी विशेषताओं पर विचार किया है । 


प्राधिकारी यह भी पाते हैं कि यह खण्डन करने के लिए कोई तर्क नहीं दिया गया है कि 
घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित आइसोबुटाइल बैंजीन और आयातित सामग्री में अत्यधिक मिलती- जुलती 
विशेषताएं हैं और यह संबद्ध देश से आयातित आइसोबुटाइल बैंजीन द्वारा वाणिज्यिक एवं तकनीकी 
दोनो रूपो से प्रतिस्थापनीय है । घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित आइसोबुटाइल बैंजीन ( आईबीबी) का 
नियम 2( घ) क अथं के भीतर चीन से निर्यातित उत्पाद क समान वस्तु माना गया है 


THE GAZEITE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


PART I - Sec . 11 


घ . घरेलू उद्योग 

यह याचिका चीन के मूल के अथवा वहां से निर्यातित आइसोबुटाइल बैंजीन क पाटन का 
आरोप लगाते हुए मैसर्स हरदिलिया कैमिकल्स लि. मुम्बई और मैसर्स विनति आर्गेनिक्स लि . मुम्बई 
द्वारा दायर की गई है । 


अतः प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि याचिकाकर्ता " घरेलु उद्योग " हैं और उनके पास 


नियमावली के अनुसार वर्तमान याचिका दायर करन के लिए अपेक्षित आधार है । 


ड . जांच वापस लेने हेतु अनुरोध 
5 . घरेलू उद्योग ने दिनांक 20 सितम्बर, 2001 के अपने पत्रों के माध्यम से निर्दिष्ट प्राधिकारी 
से अनुरोध किया है कि चीन से आइसोबुटाइल बैंजीन ( आईबीबी) के आयातो के खिलाफ पाटनराधी 
जांच का अनुरोध करते हुए उनके द्वारा दायर की गई याचिका को वापस लिया गया माना 
जाए । 


निष्कर्ष 


6 अतः नियम 14( क) के प्रावधानों के अंतर्गत निर्दिष्ट प्राधिकारी एतदद्वारा चीन ग्य 
आइसोबुटाइल बैंजीन ( आईबीबी) के आयाता के खिलाफ 1 जनवरी, 2001 की अधिसूचना स0 
50 / 1/ 2000 -डीजीएडी के तहत शुरू की गई इस जाच को समाप्त करते है 


एल. वी. सप्तऋषि, निर्दिष्ट प्राधिकारी 


( 411- 41] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


MINISTRY OF COMMERCE & INDUSTRY 

(Department of Commerce ) 

NOTIFICATION 
New Delhi ,the 28th September , 2001 


Subject : Anti - Dumping investigations concerning imports of Isobutyl Benzene (IBB ) from Peoples s Republic 

of China — Termination of Investigation . 


Subject : Anti- Dumping investigations concerning imports of Isobutyl Benzene 
( IBB ) from Peoples s Republic of China . .. Termination of Investigation . 


No. 50 / 1 / 2000 -DGAD . — Having regard to the Customs Tariff Act 1975 and the Customs 

Tariff (Identification , Assessment and Collection of Anti -Dumping Duty on Dumped 
Articles and for Determination of Injury ) , Rules 1995 , thereof: 


A . PROCEDURE : 
1. The procedure given below has been followed with regard to the investigations: 


i) 


The Designated Authority ( hereinafter referred to as Authority ), under the above 
Rules , received a written petition from M /s. Herdillia Chemicals Ltd ., Mumbai and 
M /s Vinati Organics Ltd ., Mumbai, alleging dumping of Isobutyl Benzene ( IBB ) 
originating in or exported from Peoples s Republic of China . 


The preliminary scrutiny of the application revealed certain deficiencies, which 
were subsequently rectified by the petitioner. The petition was thereafter 
considered as properly documented . 


iii ) 


The Authority on the basis of sufficient evidence submitted by the petitioner 
decided to initiate investigations against alleged dumping of imports of IBB 
originating in or exported from China . The Authority notified the Embassy of the 
subject country about the receipt of dumping allegation before proceeding to 
initiate investigations in accordance with sub - rule 5 ( 5 ) of the Rules . 


iv ) 


The Authority issued a Public Notice dated 15 January , 2001, published in the 
Gazette of India Extraordinary initiating anti- dumping investigations concerning 
imports of IBB classified under customs sub -heading no . 2902 . 9005 of the 
Customs Tariff Act, 1975 , originating in or cxported from China . 


The Authority forwarded a copy of the Public Notice to the known exporters 
(whose details were made available by the petitioner ) and industry associations and 
gave them an opportunity to make their views known in writing within forty days 
from the date of the letter. 


vi ) 


The Authority forwarded a copy of the Public Notice to the known importers 
(whose details were made available by the petitioner ) of IBB and advised them to 
make their views known in writing within forty days from the date of the letter . 


vii) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 

[PARTI---Sec. 1 ] 
Request was made to the Central Board of Excise and Customs (CBEC ) to 
arrange details of imports of China . 


viii ) 


The Authority provided copies of the non -confidential Petition to the known 
exporters and the Embassy of the subject country in accordance with Rule 6 ( 3 ) 
supra . 


ix ) 


The Authority sent a questionnaire , to elicit relevant information to the following 
known exporters in China in accordance with Rule 6 ( 4 ): 


CHINA 


M /S Sinochem Lianoning 
Dallian 


M / S Sinochem 
Jilin Branch 


M /S Tianjin Chemicals 
Import & Export Corpn . 
58 , Nanjing Road , 
Tinjanin 


M /S Shenyang Pesticide Factory 
101 Haitang Street 
Suhiatam , Shenyang , 
Liaoning - 110101 


The exporters did not respond to the questionnaire. 


The Embassy of China was informed about the initiation of the investigation in 
accordance with Rule 6 ( 2 ) with a request to advise the exporters/producers from 
their country to respond to the questionnaire within the prescribed time. A copy of 
the letter , non - confidential petition and questionnaire sent to the exporters was also 
sent to them , alongwith the name and addresses of the exporters . 


x ) 


A questionnaire was sent to the following known importers of IBB in India calling 
for necessary information in accordance with Rule 6 (4 ); 


IMPORTERS - Isobutyl Benzene 


• 


• 


M / s Shasun Chemicals & Drugs Ltd ., Chennai 
M / s Sekhsaria Chemicals Ltd ., Mumbai 
M / s Cheminor Drugs Lid ., Hyderabad 
M /s Global Bulk Drugs & Fine Chemicals Ltd ., Hyderabad 
M /s C Well Drugs Pvt Ltd ., Hyderabad 


( 411 – 41451 ] 

भारत का राजपत्र : असाधारण 
M / s Concept Pharmaceuticals, Mumbai 
M /s Global Drugs P . Ltd ., I lyderabad 
MsDolphin Drugs, Hyderabad 

M /s Vorin Laboratories , Hyderabad 
• Indian Drug Manufacturers Association , Mumbai 


Response was filed by the following: 


• 


M /s Shasun Chemicals & Drugs Ltd ., Chennai 
M /s Cheminor Drugs Ltd ., Hyderabad 
MsGlobal Bulk Drugs & Fine Chemicals Ltd ., Hyderabad 
M /s Global Drugs P. Ltd ., Hyderabad 


• 


xi) The Authority made available the non - confidential version of the évidence presented 

by various interested parties in the form of a public file kept open for inspection by the 
interested parties. 


xii) Cost investigations were conducted to work out optimum cost of production and cost to 

make and sell the subject goods in India on the basis of Generally Accepted Accounting 
Principles (GAAP ) on the information furnished by the pctitioners so as to ascertain if 
anti-dumping duty lower than the dumping margin would be sufficient to remove injury 
to the domestic industry . 


xiii) Some of the interested parties requested for extension in time to file their responses 

to the importers questionnaire which was granted upon due cause shown . 


xiv ) The Authority held a one-to - one hearing with the domestic industry on 18h 

September 2001 where representatives of M / s Herdillia Chemicals Ltd ., Mumbai and 
M / s Vinati Organics Mumbai were present with their counsel. 


Xv ) * * * In this notification represents information furnished by an interested party on 

confidential basis and so considered by the Authority under the Rules. 


xvi) 


Investigations were carried out for the period 1st April 1999 to 31st August 2000 . 


(B ) PRODUCT UNDER CONSIDERATION 


2 . The product involved in the present investigation is Iso -butyl Benzene (IBB ) of all 
grades and forms. IBB is an organic , aromatic , neutral, colourless liquid having a specific 
gravity of around 0 . 852 . It is manufactured from Toluene , Propylene , Methanol, 
Potassium Carbonate , Sodium Metal etc . It is also known as 2 -Methyl - 1 - Phenyl 
Propane . 


IBB is used in the manufacture of Ibuprofen , an analgesic , anti -inflammatory drug. Iso 
butyl benzene is classified under Customs sub - heading No. 2902 .9005 of Chapter 29 of the 
Customs Tariff Act, 1975 . The classification is however indicative only and in no way 
binding on the scope of the present investigation . 


3066 /call lorya 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


(PART I — Sec . 1 ] 


C . LIKE ARTICLES 


3 . The petitioners have stated that there is no difference in the IBB produced by Indian 
Industry and that exported from the subject country which can have an impact on price . 
The Authority therefore notes that there is no significant difference in terms of process , 
equipment or technology for the production of IBB . The two are technically and 
commercially substitutable . In order to establish that IBB produced by the domestic 
industry is a Like Article to that exported from China , characteristics such as technical 
specifications , manufacturing process, functions and uses and tariff classification have 
been considered by the Authority . 


The Authority also finds that there is no argument disputing that Iso butyl Benzene 
produced by the domestic industry has characteristics closely resembling the imported 
material and is substitutable by Iso butyl Benzene imported from the subject country both 
commercially and technically . Iso butyl Benzene ( IBB) produced by the domestic industry 
has been treated as Like Article to the product exported from China, within the meaning of 
Rule 2 ( d ). 


D . DOMESTIC INDUSTRY 
4 .The petition hasbeen filed by M /s. M /s. Herdillia Chemicals Ltd., Mumbai and M /s Vinati 
Organics Ltd ., Mumbai, alleging dumping of Iso butyl Benzene originating in or exported 
from China . 


The Authority notes therefore that the petitioners constitute “ domestic industry ” and have 
the required standing to file the present petition under the Rules . 
E . REQUEST FOR WITHDRAWAL OF INVESTIGATIONS 
5. The domestic industry vide their letters dated 20th September 2001 has requested the 
Designated Authority to treat the petition filed by them requesting for anti- dumping 
investigations against imports of Iso Butyl Benzene (IBB ) from China PR as withdrawn . 


F . CONCLUSION 


6 . Therefore , under the provisions of Rule 14 ( a ), the Designated Authority hereby 
terminates this investigation which was initiated vide notification no . 50 / 1/ 2000 -DGAD 
dated 1st January 2001 against imports of Iso Butyl Benzene (IBB ) from China PR . 


L . V . SAPTHARISHI, Designated Authority 


26 


Printed by the Manager, Govt. of India Press , Ring Road , Mayapurl, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications , Delhi- 110054 - 2001 


